रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


+ज 


.. 


V 


RAN 


KAR 


. 


.. 


- 


I. 


: 


. 


- - 


- - 


- 


JAM 


. 


. 


. 


सामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 13 , 2014 / अग्रहायण 22 , 1936 
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13 , 2014/ AGRAHAYANA 22, 1936 


सं . 2543] 
No. 2543] 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2014 


का. आ . 3174 (अ). -केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि 
पटना - मोतिहारी - बैतालपुर तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु तहसीलः सलेमपुर , जिलाः देवरिया, राज्यः उत्तर प्रदेश में इंडियन 
ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए । 


और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके 
भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन 
किया जाए; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है, 


कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित 
इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के अन्दर , भूमि के भीतर पाइपलाइन 
बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड , ( पाइपलाइन डिवीजन), सुबेदारगंज, पो. ओः पीपलगाँव, जिलाः इलाहाबाद, पिन: 211012, राज्य: उत्तर प्रदेश को लिखित 


रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 


4928 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


तहसील : सलेमपुर 

मौजा / ग्राम 


अनुसूची 
जिला : देवरिया 

राज्य : उत्तर प्रदेश 

| 

क्षेत्रफल 
सर्वे / ब्लाक सं. (प्लोट सं. ) 

सब - डीव. सं . | हेक्टेयर । एयर | वर्ग मीटर 


282 


तेनुआ 
तप्पा : घाटी 


281 


283 


280 
267 


257 


258 


256 


262 


241 


240 


229 


239 


230 


231 


224 
232 


222 


308 


221 


1100 


157 


304 


सवरेजी 
तप्पा : भटनी 

उघैला 
तप्पा : सठियाँव 
मिश्रौली वैद्य 
तप्पा : घाटी 
पिपरादेवराज 
तप्पा : वरसीपार 


69 


139 


[ फा . सं. आर. - 25011 / 23 / 2013 - ओआर - I] 

पवन कुमार, अवर सचिव 


[ TT II - 245 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th December, 2014 
S .O . 3174 ( E ). — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a 
pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Tehsil : Salempur, District: Deoria in the State of Uttar 
Pradesh for ‘Patna-Motihari-Baitalpur Pipeline for the transportation of Petroleum Product, 


And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is 
necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is 
described in the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on 
which the copies of the notification issued under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette 
of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying 
of the pipeline under the land , to Shri O . P . Srivastava Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited . ( Pipelines 
Division ), Subedargunj, P .O : Pipalgaon , District: Allahabad , Pin – 211012 , State: Uttar Pradesh . 

SCHEDULE 


Tehsil : Salempur 


State : Uttar Pradesh 

Area 
Hectare Are Sq.mtr . 


Mouja / Village 


6 


District : Deoria 
Survey /Block 
No. 

Sub -Div -No. 
2 

3 
282 
281 
283 
280 


TENUA 
Tappa : Ghati 


267 


257 


258 


256 


262 


241 


240 
229 
239 
230 


231 


224 


232 
222 
308 


221 


1100 
157 
304 


SAVREJI 
Tappa : Bhatni 

AGHAILA 
Tappa : Sathiyav 
MISHROULIBAID 

Tappa : Ghati 
PIPARA DEVRAJ 
Tappa : Barsipar 


69 


139 


00 


56 


[F . No. R - 25011/ 23 /2013-OR - I] 
PAWAN KUMAR , Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


जा 


अधिसूचना 

नई दिल्ली 9 दिसम्बर, 2014 
का . आ . 3175 ( अ). - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि 
पटना - मोतिहारी - बैतालपुर तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु तहसीलः भाटपर रानी, जिलाः देवरिया , राज्यः उत्तर प्रदेश में 
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए । 

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके 
भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग का अर्जन 
किया जाए ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित 
इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन 
बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए , श्री ओ. पी . श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड , (पाइपलाइन डिवीजन ), सुबेदारगंज, पो . ओ: पीपलगाँव, जिलाः इलाहाबाद , पिन : 211012, राज्यः उत्तर प्रदेश को लिखित 
रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 

अधिसूचना 
तहसील : भाटपर रानी जिला : देवरिया 

राज्य : उत्तर प्रदेश 

क्षेत्रफल 
मौजा / ग्राम सर्वे / ब्लाक सं . (प्लॉट सं.) । 

सब - डीव. सं. । हेक्टेयर । एयर वर्ग मीटर 

2 
पिपरा विठल 

913 
914 
912 

911 
लाल चक 
तप्पा : घाटी 

328 
326 
327 
324 

323 
जोगउर 

120 
तप्पा : हवेली 
बड़कागाँव 

679 
तप्पा : हवेली 
जसुइ 

300 
तप्पा : हवेली 

भठही जमीन 
तप्पा : बलिवन . 17 


3 


नदी 


329 


70 
04 


00 


[ फा . स . आर. - 25011 / 23 / 2013 - ओआर- ]] 

पवन कुमार, अवर सचिव 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th December, 2014 
S . O . 3175 (E ). — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a 
pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Tehsil : Bhatpar Rani, District: Deoria in the State of 
Uttar Pradesh for of “ Patna-Motihari-Baitalpur Pipeline ” for the transportation of Petroleum Product, 

And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is 
necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is 
described in the Schedule annexed to this notification ; 


Are 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Any person interested in the land described in the said Schedule may , within twenty one days from the date on 
which the copies of the notification issued under sub - section ( 1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette 
of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying 
of the pipeline under the land , to Shri O . P . Srivastava , Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited . (Pipelines 
Division ), Subedargunj, P .O : Pipalgaon , District: Allahabad , Pin – 211012 , State : Uttar Pradesh . 

SCHEDULE 
| Tehsil :Bhatpar Rani District : Deoria 

State : Uttar Pradesh 
Survey /Block 

Area 
Mouja / Village 

Sub -Div -No. 
No. 

Sq.mtr . 
2 
PIPRA BITHAL 

River 
913 
914 
912 

911 
LAL CHAK 

329 
Tappa : Ghati 

328 
326 
327 
324 

323 
JOGAUR 

120 
Tappa : Haweli 
BADKA GAON 

679 
Tappa : Haweli 
JASUI 

300 
Tappa : Haweli 
BHATAHI JAMIN 
Tappa : Balivan 

No. 17 


05 


00 


04 


[ F. No . R - 25011/ 23 /2013 -OR -I] 
PAWAN KUMAR , Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2014 
का . आ . 3176 ( अ). - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि 
पटना - मोतिहारी - बैतालपुर तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु तहसील: देवरिया , जिला: देवरिया , राज्यः उत्तर प्रदेश में इंडियन 
ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए । 

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके 
भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग का अर्जन 
किया जाए; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधार (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित 
इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के अन्दर , भूमि के भीतर पाइपलाइन 
बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए , श्री ओ. पी . श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड , ( पाइपलाइन डिवीजन), सुबेदारगंज, पो . ओ: पीपलगाँव, जिलाः इलाहाबाद , पिन: 211012, राज्यः उत्तर प्रदेश को लिखित 
रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 

अनुसूची 
तहसील : देवरिया जिला : देवरिया 

राज्य : उत्तर प्रदेश 
__ मौजा / ग्राम सर्वे / ब्लाक सं . 

क्षेत्रफल 
सब - डीव. सं . 
( प्लोट सं .) 

हेक्टेयर । एयर वर्ग मीटर 


कुसम्हा उर्फ बेलवा 
तप्पा : कचुआर 


रामपुर 
तप्पा : कचुआर 


151 
179 
182 
207 
206ब 
206अ 
199 
198 
197 
194 
193 
186 
191 
190 
189 
188 
185 
181 


66 
67 
70 
70ब 
71 
74ब 
74अ 


77 


[ फा . सं. आर.- 25011 / 23 / 2013 - ओआर - I ] 

पवन कुमार, अवर सचिव 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th December, 2014 
S .O . 3176 ( E ). — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a 
pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Tehsil: Deoria , District: Deoria in the State of Uttar 
Pradesh for ‘ Patna -Motihari- Baitalpur Pipeline’ for the transportation of Petroleum Product, 

And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is 
necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is 
described in the Schedule annexed to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Any person interested in the land described in the said Schedule may , within twenty one days from the date on 
which the copies of the notification issued under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette 
of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying 
of the pipeline under the land , to Shri O . P . Srivastava , Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited . (Pipelines 
Division ), Subedargunj, P .O : Pipalgaon , District: Allahabad , Pin – 211012 , State : Uttar Pradesh . 

SCHEDULE 
Tehsil : Deoria District : Deoria 

State : Uttar Pradesh 
Survey /Block 

Area 
Mouja / Village 

Sub - Div -No. 
No. 

Hectare Are Sq.mtr . 

3 
KUSMAHA URF 

151 
BELWA 

179 
Tappa :- Kachuar 

182A 
RAMPUR 

207 
Tappa :- Kachuar 

206B 
206A 
199 
198 
197 
194 
193 
186 
191 
190 
189 
188 
185 
181 


00 


67 


70A 
70B 
71 
74B 
74A 


77 


[F. No. R -25011/ 23 /2013-OR -I] 
PAWAN KUMAR , Under Secy 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


